शासन 


छत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग/09/2013-2015. " 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी . 2-22 - छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि . से . 
भिलाई, दिनांक 30-5-2001. " 


सत्ययवजयते 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 52 ] 


रायपुर, शुक्रवार , दिनांक 27 दिसम्बर 2019 - पौष 6, शक 1941 


भाग 3 ( 1 ) 


विज्ञापन 


अन्य सूचनाएं 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , कानन अग्रवाल आत्मजा श्री अरूण अग्रवाल, उम्र 19 वर्ष, निवासी -13, सेन्ट्रल एवेन्यु 
वेस्ट, चौबे कालोनी , रायपुर, तहसील व जिला रायपुर ( छ. ग. ) की हूँ . यह कि पूर्वमें मैं काजल गुप्ता व कानन गुप्ता आत्मजा श्री अरूण गुप्ता , 
अरूण कुमार गुप्ता के नाम से जानी, पहचानी जाती थी. जबकि मेरे पिता का वास्तविक नाम अरूण अग्रवाल है. मैंने अपने नाम के साथ “ अग्रवाल 
उपनाम जोड़कर नया नाम कानन अग्रवाल रख ली हूँ. तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब मुझे कानन अग्रवाल आत्मजा श्री अरूण अग्रवाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


काजल गुप्ता, 

कानन गुप्ता 
पिता - श्री अरूण गुप्ता, 

अरूण कुमार गुप्ता 
निवासी-13 , सेन्ट्रल एवेन्यु वेस्ट , 

चौबे कालोनी, रायपुर, 
तह. व जिला - रायपुर ( छ. ग. ) 


कानन अग्रवाल, 
पिता - श्री अरूण अग्रवाल 
निवासी -13, सेन्ट्रल एवेन्यु वेस्ट, 

चौबे कालोनी, रायपुर, 
व जिला 

-रायपुर ( छ. ग. ) 


तह . 


357 


358 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 27 दिसम्बर 2019 


[ भाग 3 ( 1 ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , तौकीर अहमद आत्मज ताज मोहम्मद, उम्र 49 वर्ष, निवासी- ब्लाक नंबर -4 - ए, सड़क 
नं . -16, सेक्टर-1, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) का हूँ. यह कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों मे मेरा नाम टी . अहमद दर्ज है जो कि मेरा 
लघु नाम है. मैंने अपना नाम परिवर्तित कर पूर्ण नाम तौकीर अहमद रख लिया हूँ. मेरा यह पूर्ण नाम मेरे समस्त शासकीय/ अर्द्धशासकीय 
अभिलेखों/ दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब मुझे तौकीर अहमद आ . ताज मोहम्मद के नाम से जाना , पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


तौकीर अहमद 


टी . अहमद 
( T.Ahamed ) 
पिता - ताज मोहम्मद 
( S / o - Taj Mohammad ) 
निवासी - ब्लाक नंबर - 4 - ए, 
सड़क नं. - 16, सेक्टर-1 

-1, भिलाई , 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


( Tauqueer Ahamed ) 

पिता - ताज मोहम्मद 
(S /o - TajMohammad ) 
निवासी - ब्लाक नंबर - 4 - ए, 
सड़क नं. - 16, सेक्टर -1, भिलाई, 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , आलोक कुमार पाठक, आत्मज स्व. कृष्ण दत्त पाठक, उम्र 44 वर्ष, निवासी - गौरव पथ, 
आर. टी . ओ. कार्यालय के पीछे, बलौदाबाजार ( छ. ग. ) हा. मु . क्वा . नंबर-5/ एल, सड़क -37, सेक्टर-06, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग 
( छ. ग. ) का हूँ. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ. मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम आलोक कुमार आ . श्री कृष्ण दत्त दर्ज है 
जो कि अपूर्ण है , जबकि मेरे पिता का पूर्ण नाम कृष्ण दत्त पाठक है. मैं अपने नाम के साथ “पाठक " उपनाम जोड़कर नया नाम / उपनाम आलोक 
कुमार पाठक रख लिया हूँ. तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ . 


अतः अब मुझे आलोक कुमार पाठक आ . स्व . कृष्ण दत्त पाठक के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे . 


नया नाम 


पुराना नाम 


आलोक कुमार 


( ALOK KUMAR) 

पिता - श्री कृष्ण दत्त 
( S / o - SHRI KRISHNA DUTT ) 

निवासी - गौरव पथ, 
आर. टी . ओ. कार्यालय के पीछे, 

बलौदाबाजार ( छ . ग. ) 
हा . मु . क्वा . नंबर -5 / एल , सड़क -37 , 

सेक्टर -06, भिलाई नगर , 
तह. व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


आलोक कुमार पाठक 
(ALOK KUMAR PATHAK ) 

पिता - श्री स्व . कृष्ण दत्त पाठक 
( S / o - LATE- KRISHNA DUTT PATHAK ) 

निवासी - गौरव पथ, 
आर. टी . ओ. कार्यालय के पीछे, 

बलौदाबाजार ( छ. ग .) 
हा . मु . क्वा. नंबर -5 / एल , सड़क -37 , 

सेक्टर-06 , भिलाई नगर, 
तह. व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2019 


359 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , आयुष अग्रवाल आत्मज श्री अरूण अग्रवाल, उम्र 25 वर्ष, निवासी -13, सेन्ट्रल एवेन्यु 
वेस्ट, चौबे कालोनी, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर ( छ. ग.) का हूँ. यह कि पूर्वमें मैं आयुष गुप्ता, आयुष कुमार गुप्ता आ . श्री अरूण गुप्ता के नाम 
से जाना पहचाना जाता था , जबकि मेरे पिता का वास्तविक नाम अरूण अग्रवाल है. मैं अपने नाम के साथ “ अग्रवाल " उपनाम जोड़कर नया नाम / 
उपनाम आयुष अग्रवाल रख लिया हूँ. तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब मुझे आयुष अग्रवाल आत्मज श्री अरूण अग्रवाल के नाम से जाना , पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


आयुष अग्रवाल 


आयुष गुप्ता, 
आयुष कुमार गुप्ता 

पिता - श्री अरूण गुप्ता 
निवासी -13 , सेन्ट्रल एवेन्यु वेस्ट , 

चौबे कालोनी, रायपुर , 
तह . व जिला- रायपुर ( छ . ग. ) 


पिता - श्री अरूण अग्रवाल 
निवासी -13, सेन्ट्रल एवेन्यु वेस्ट , 

चौबे कालोनी, रायपुर , 
तह . व जिला - रायपुर ( छ. ग. ) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , श्रीमती गायत्री त्रिपाठी, ध. प. श्री सुशील कुमार त्रिपाठी, उम्र 52 वर्ष, निवासी- क्वाटर 
नं. -11/ ए, सड़क नं. -13 , सेक्टर -01, भिलाई नगर , तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग.) पिन -490001 की हूँ. यह कि मेरे पति भिलाई इस्पात संयंत्र 
भिलाई में कार्यरत हैं , उनके सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम “ श्रीमती गायत्री देवी ” दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है जबकि मेरा सही नाम श्रीमती गायत्री त्रिपाठी 
है . मैं मेरे पति के सर्विस रिकार्ड में , मेरे नाम को परिवर्तित कर, सही नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत 
कर दी हूँ . 


अतः अब मुझे श्रीमती गायत्री त्रिपाठी ध. प. श्री सुशील कुमार त्रिपाठी के नाम से जाना, पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


श्रीमती गायत्री देवी 
(Smt.Gayatri Devi) 
पति - श्री सुशील कुमार त्रिपाठी 
निवासी - क्वाटर नं . - 11/ ए, 
सड़क नं . - 13, सेक्टर -01 , 

भिलाई नगर, 
तह . व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 

पिन -490001 


श्रीमती गायत्री त्रिपाठी 
( Smt. Gayatri Tripathi) 
पति - श्री सुशील कुमार त्रिपाठी 
निवासी - क्वाटर नं . - 11/ ए, 
सड़क नं. - 13, सेक्टर -01 , 

भिलाई नगर , 
तह . व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 

पिन -490001 


360 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2019 


[ भाग 3 ( 1 ) 


विविध 


न्यायालयों की सूचनाएं 


न्यायालय पंजीयक , लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) वाड्रफनगर 

जिला बलरामपुर - रामानुजगंज ( छ. ग. ) 


वाड्रफनगर , दिनांक 29 जुलाई 2019 


प्रारूप - चार 
[ नियम -5 ( 1 ) देखिये ] 


प्र.क्र . 01/ ब -113/ 2018-19 


[ छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधियिम 1951 की धारा -5 ( 2 ) एवं छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम-1962, के नियम -5 ( 1 ) के अन्तर्गत ] 


क्रमांक/ 2232/न्यास/ अ. वि . अ./ 2019. - चूंकि प्रार्थी अध्यक्ष, बाबा बच्छराजकुंवर विकास समिति मानपुर तहसील वाड्रफनगर जिला 
बलरामपुर - रामानुजगंज द्वारा ट्रस्ट के पंजीयन हेतु पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 ( क्रमांक -30-1951 ) की धारा चार के अन्तर्गत निम्न अनुसूची में 
दर्शित चल / अचल संपत्ति हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है. 


एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन पत्र इस न्यायालय में विचार किया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट अथवा संपत्ति 
में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सलाह प्रस्तुत करना चाहता हो व इस सूचना पत्र के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अन्दर दो प्रतियों 
में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करें , तथा उपस्थित रहें . निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त 
आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा. 


अनुसूची 
( पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण ) 


1 . 


पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता 


बाबा बच्छराजकुंवर ट्रस्ट समिति 
ग्राम मानपुर तहसील वाड्रफनगर 
जिला - बलरामपुर - रामानुजगंज ( छ. ग. ) 


2 . 


चल संपत्ति 


!. 


1,00,000/ - रु. ( एक लाख रुपये मात्र ) 


3 . 


अचल संपत्ति 


निरंक 


!. 


आज दिनांक 29-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से प्रसारित किया गया . 


बालेश्वर राम , 

पंजीयक एवं 
अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2019 


361 


विविध 


अन्य सूचनाएं 


कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव ( छ. ग. ) 


राजनांदगांव, दिनांक 3 अगस्त 2019 


क्रमांक /1145 / उपरा /परि ./ 2019.- सहयोगी बहुउदेशीय सहकारी समिति मर्यादित डोंगरगढ़ पं. क्र . 579 वि . ख. डोंगरगढ़ जिला 
राजनांदगांव के संचालक मंडल/ प्राधिकृत अधिकारी को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के उपधारा ( 3 ) अंतर्गत कार्यालयीन 
सूचना पत्र क्रमांक /512/ उंपरा/ परिसमापन/2019 राजनांदगांव दिनांक 01-05-2019 जारी किया गया कि , वास्तव में आपकी संस्था अकार्यशील 
एवं निर्वाचन कार्य कराने में कोई रूचि नहीं ले रही है, संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है,जिससे संस्था के अंशधारी 
सदस्यों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है , इसलिए संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. उक्त प्रकरण 
में कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली के कारण बताओं सूचना पत्र का जवाब/ स्पष्टीकरण नियत अवधि में प्रस्तुत किया है, जिसमें संस्था के 
अकार्यशील, व्यवसाय नहीं करने एवं संचालक मंडल के निर्वाचन कार्य में रूचि नहीं लेने के कारण संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई 
औचित्य प्रतीत नहीं होता पत्र प्रस्तुत किया गया है. 


अस्तु उपरोक्त तथ्यों के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है. 


अतः 


मैं डी . आर. ठाकुर उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक / एफ : 15-19/ 
15-02 /2012 /03 रायपुर दिनांक 04-05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं 
सहयोगी बहुउदेशीय सहकारी समिति मर्यादित डोंगरगढ़ पं. क्र . 579 वि . ख. डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी 
अधिनियम 1960 की धारा 69 की उप धारा ( 2 ) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी 
अधिनियम 1960 की धारा 70 की उप धारा ( 1 ) के अधीन प्रावधानों के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी वि. ख. डोंगरगढ़ को उक्त संस्था का 
परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 की उप धारा ( 3 ) की अधीन कार्यवाही 
करते हुये अपना प्रतिवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें. 


यह आदेश आज दिनांक 03-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया . 


राजनांदगांव, दिनांक 3 अगस्त 2019 


क्रमांक / 1146/ उपरा/ परि ./ 2019.- अधिवक्ता साख सहकारी समिति मर्यादित कौरीनभाठा राजनांदगांव पं. क्र . 591 वि. ख ./ जिला 
राजनांदगांव के संचालक मंडल/ प्राधिकृत अधिकारी को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के उपधारा ( 3 ) अंतर्गत कार्यालयीन 
सूचना पत्र क्रमांक /512/ उंपरा/ परिसमापन/2019 राजनांदगांव दिनांक 01-05-2019 जारी किया गया कि , वास्तव में आपकी संस्था अकार्यशील 
एवं निर्वाचन कार्य कराने में कोई रूचि नहीं ले रही है , संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे संस्था के अंशधारी 
सदस्यों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है . उक्त प्रकरण 
में कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली के कारण बताओं सूचना पत्र का जवाब/ स्पष्टीकरण नियत अवधि में प्रस्तुत किया है, जिसमें संस्था के 
अकार्यशील, व्यवसाय नहीं करने एवं संचालक मंडल के निर्वाचन कार्य में रूचि नहीं लेने के कारण संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई 
औचित्य प्रतीत नहीं होता पत्र प्रस्तुत किया गया है . 


अस्तु उपरोक्त तथ्यों के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है. 


अतः 


मैं डी. आर . ठाकुर उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ : 15-19/ 
15-02/ 2012/03 रायपुर दिनांक 04-05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं 
अधिवक्ता साख सहकारी समिति मर्यादित कौरीनभाठा राजनांदगांव पं. क्र . 591 जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 
1960 की धारा 69 की उपधारा ( 2 ) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की 


362 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2019 


[ भाग 3 ( 1 ) 


धारा 70 की उप धारा ( 1 ) के अधीन प्रावधानों के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी वि . ख. राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त 
करता हूँ. परिसमापक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 की उप धारा ( 3 ) की अधीन कार्यवाही करते हुये अपना 
प्रतिवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें . 


यह आदेश आज दिनांक 03-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया. 


राजनांदगांव , दिनांक 3 अगस्त 2019 


क्रमांक /1147 / उपरा /परि./2019.- मां भवानी ईंट कवेलु सहकारी समिति मर्यादित पुराना करेला पं. क्र . 486 वि . ख. खैरागढ़ जिला 
राजनांदगांव के संचालक मंडल/ प्राधिकृत अधिकारी को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के उपधारा ( 3 ) अंतर्गत कार्यालयीन 
सूचना पत्र क्रमांक/ 512/ उंपरा/ परिसमापन/2019 राजनांदगांव दिनांक 01-05-2019 जारी किया गया कि , वास्तव में आपकी संस्था अकार्यशील 
एवं निर्वाचन कार्य कराने में कोई रूचि नहीं ले रही है , संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे संस्था के अंशधारी 
सदस्यों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. उक्त प्रकरण 
में कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली के कारण बताओं सूचना पत्र का जवाब/ स्पष्टीकरण नियत अवधि में प्रस्तुत किया है, जिसमें संस्था के 
अकार्यशील, व्यवसाय नहीं करने एवं संचालक मंडल के निर्वाचन कार्य में रूचि नहीं लेने के कारण संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई 
औचित्य प्रतीत नहीं होता पत्र प्रस्तुत किया गया है. 


अस्तु उपरोक्त तथ्यों के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है. 


अतः मैं डी . आर. ठाकुर उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक / एफ : 15-19 / 
15-02 / 2012/ 03 रायपुर दिनांक 04-05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं मां 
भवानी ईंट कवेलु सहकारी समिति मर्यादित पुराना करेला पं. क्र . 486 वि . ख . खैरागढ़ जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी 
अधिनियम 1960 की धारा 69 की उप धारा ( 2 ) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी 
अधिनियम 1960 की धारा 70 की उप धारा ( 1 ) के अधीन प्रावधानों के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी वि . ख. खैरागढ़ को उक्त संस्था का 
परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 की उप धारा ( 3 ) की अधीन कार्यवाही 
करते हुये अपना प्रतिवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें . 


यह आदेश आज दिनांक 03-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया . 


राजनांदगांव , दिनांक 3 अगस्त 2019 


क्रमांक/ 1148/उपरा / परि ./ 2019.- माँ भवानी अंत्योदय बहुउदेशीय सहकारी समिति मर्यादित पलांदुर पं. क्र. 547 वि. ख. डोंगरगढ़ 
जिला राजनांदगांव के संचालक मंडल / प्राधिकृत अधिकारी को छ. ग . सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के उपधारा ( 3 ) अंतर्गत 
कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक /512 / उंपरा/परिसमापन/2019 राजनांदगांव दिनांक 01-05-2019 जारी किया गया कि , वास्तव में आपकी संस्था 
अकार्यशील एवं निर्वाचन कार्य कराने में कोई रूचि नहीं ले रही है, संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे संस्था 
के अंशधारी सदस्यों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है . 
उक्त प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली के कारण बताओं सूचना पत्र का जवाब/ स्पष्टीकरण नियत अवधि में प्रस्तुत किया है, जिसमें 
संस्था के अकार्यशील, व्यवसाय नहीं करने एवं संचालक मंडल के निर्वाचन कार्य में रूचि नहीं लेने के कारण संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने 
का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता पत्र प्रस्तुत किया गया है. 


अस्तु उपरोक्त तथ्यों के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है. 


अतः मैं डी. आर. ठाकुर उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक / एफ : 15-19 / 
15-02/ 2012/ 03 रायपुर दिनांक 04-05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं माँ 
भवानी अंत्योदय बहुउदेशीय सहकारी समिति मर्यादित पलांदुर पं. क्र . 547 वि . ख. डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी 
अधिनियम 1960 की धारा 69 की उप धारा ( 2 ) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 27 दिसम्बर 2019 


363 


अधिनियम 1960 की धारा 70 की उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रावधानों के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी वि . ख . डोंगरगढ़ को उक्त संस्था का 
परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 की उप धारा (3 ) की अधीन कार्यवाही 
करते हुये अपना प्रतिवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें . 


यह आदेश आज दिनांक 03-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया . 


राजनांदगांव, दिनांक 3 अगस्त 2019 


क्रमांक / 1149/ उपरा/ परि ./2019.- श्री कृष्णा बहुउदेशीय सहकारी समिति मर्यादित राजनांदगांव पं. क्र . 494 वि . ख. राजनांदगांव 
जिला राजनांदगांव के संचालक मंडल/ प्राधिकृत अधिकारी को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के उपधारा ( 3 ) अंतर्गत 
कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/ 512/उंपरा/ परिसमापन/2019 राजनांदगांव दिनांक 01-05-2019 जारी किया गया कि , वास्तव में आपकी संस्था 
अकार्यशील एवं निर्वाचन कार्य कराने में कोई रूचि नहीं ले रही है, संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे संस्था 
के अंशधारी सदस्यों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है , इसलिए संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है . 
उक्त प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली के कारण बताओं सूचना पत्र का जवाब/ स्पष्टीकरण नियत अवधि में प्रस्तुत किया है, जिसमें 
संस्था के अकार्यशील, व्यवसाय नहीं करने एवं संचालक मंडल के निर्वाचन कार्य में रूचि नहीं लेने के कारण संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने 
का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता पत्र प्रस्तुत किया गया है . 


अस्तु 

उपरोक्त तथ्यों के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है. 


अतः मैं डी. आर. ठाकुर उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक / एफ : 15-19 / 
15-02/2012/03 रायपुर दिनांक 04-05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुयेमैं श्री 
कृष्णा बहुउदेशीय सहकारी समिति मर्यादित राजनांदगांव पं. क्र . 494 वि . ख. राजनांदगांव जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी 
अधिनियम 1960 की धारा 69 की उप धारा ( 2 ) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी 
अधिनियम 1960 की धारा 70 की उप धारा ( 1 ) के अधीन प्रावधानों के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी वि . ख. राजनांदगांव को उक्त संस्था 
का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 की उप धारा ( 3 ) की अधीन कार्यवाही 
करते हुये अपना प्रतिवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें . 


यह आदेश आज दिनांक 03-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया. 


राजनांदगांव, दिनांक 3 अगस्त 2019 


क्रमांक/ 1150 / उपरा/ परि ./ 2019.- जय मां काली प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्यादित राजनांदगांव पं. क्र . 444 वि . ख . राजनांदगांव 
जिला राजनांदगांव के संचालक मंडल/ प्राधिकृत अधिकारी को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के उपधारा ( 3 ) अंतर्गत 
कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक /512/ उंपरा/ परिसमापन/ 2019 राजनांदगांव दिनांक 01-05-2019 जारी किया गया कि , वास्तव में आपकी संस्था 
अकार्यशील एवं निर्वाचन कार्य कराने में कोई रूचि नहीं ले रही है, संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे संस्था 
के अंशधारी सदस्यों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है . 
उक्त प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली के कारण बताओं सूचना पत्र का जवाब/ स्पष्टीकरण नियत अवधि में प्रस्तुत किया है, जिसमें 
संस्था के अकार्यशील, व्यवसाय नहीं करने एवं संचालक मंडल के निर्वाचन कार्य में रूचि नहीं लेने के कारण संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने 
का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता पत्र प्रस्तुत किया गया है . 


अस्तु उपरोक्त तथ्यों के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है. 


अतः मैं डी . आर. ठाकुर उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक / एफ : 15-19/ 
15-02 /2012 /03 रायपुर दिनांक 04-05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं जय 
मां काली प्राथमिक उपभोक्ता भंण्डार मर्यादित राजनांदगांव पं. क्र . 444 वि . ख . राजनांदगांव जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी 
अधिनियम 1960 की धारा 69 की उप धारा ( 2 ) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी 


364 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 27 दिसम्बर 2019 


[ भाग 3 ( 1 ) 


अधिनियम 1960 की धारा 70 की उप धारा ( 1 ) के अधीन प्रावधानों के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी वि . ख. राजनांदगांव को उक्त संस्था 
का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 की उपधारा ( 3 ) की अधीन कार्यवाही 
करते हुये अपना प्रतिवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें . 


यह आदेश आज दिनांक 03-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया. 


राजनांदगांव, दिनांक 3 अगस्त 2019 


क्रमांक / 1151/ उपरा / परि ./ 2019.- न्यायिक कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्यादित राजनांदगांव पं.क्र. 370 वि.ख./ जिला राजनांदगांव 
के संचालक मंडल/ प्राधिकृत अधिकारी को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के उपधारा ( 3 ) अंतर्गत कार्यालयीन सूचना पत्र 
क्रमांक / 512/ उंपरा/ परिसमापन / 2019 राजनांदगांव दिनांक 01-05-2019 जारी किया गया कि , वास्तव में आपकी संस्था अकार्यशील एवं निर्वाचन 
कार्य कराने में कोई रूचि नहीं ले रही है , संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे संस्था के अंशधारी सदस्यों को 
कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए संस्था को अस्तित्व में बनायेरखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. उक्त प्रकरण में कारण 
बताओ सूचना पत्र की तामिली के कारण बताओं सूचना पत्र का जवाब/स्पष्टीकरण नियत अवधि में प्रस्तुत किया है, जिसमें संस्था के अकार्यशील , 
व्यवसाय नहीं करने एवं संचालक मंडल के निर्वाचन कार्य में रूचि नहीं लेने के कारण संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य प्रतीत 
नहीं होता पत्र प्रस्तुत किया गया है. 


अस्तु उपरोक्त तथ्यों के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है. 


अतः मैं डी . आर. ठाकुर उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक / एफ : 15-19/ 
15-02 / 2012/03 रायपुर दिनांक 04-05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं 
न्यायिक कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्यादित राजनांदगांव पं. क्र . 370 जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 
की धारा 69 की उपधारा ( 2 ) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 
70 की उप धारा ( 1 ) के अधीन प्रावधानों के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी वि . ख . राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त 
करता हूँ. परिसमापक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 की उप धारा (3 ) की अधीन कार्यवाही करते हुये अपना 
प्रतिवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें . 


यह आदेश आज दिनांक 03-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया . 


राजनांदगांव , दिनांक 3 अगस्त 2019 


क्रमांक/ 1152/ उपरा/ परि ./ 2019.– गुरूघासीदास सतनामी समाज साख सहकारी समिति मर्यादित बिरेझर पं. क्र . 589 वि . ख. राजनांदगांव 
जिला राजनांदगांव के संचालक मंडल/ प्राधिकृत अधिकारी को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के उपधारा ( 3 ) अंतर्गत 
कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/ 512/ उंपरा/ परिसमापन/ 2019 राजनांदगांव दिनांक 01-05-2019 जारी किया गया कि , वास्तव में आपकी संस्था 
अकार्यशील एवं निर्वाचन कार्य कराने में कोई रूचि नहीं ले रही है, संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे संस्था 
के अंशधारी सदस्यों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है . 
उक्त प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली के कारण बताओं सूचना पत्र का जवाब/ स्पष्टीकरण नियत अवधि में प्रस्तुत किया है, जिसमें 
संस्था के अकार्यशील, व्यवसाय नहीं करने एवं संचालक मंडल के निर्वाचन कार्य में रूचि नहीं लेने के कारण संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने 
का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता पत्र प्रस्तुत किया गया है. 


अस्तु उपरोक्त तथ्यों के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है. 


अतः मैं डी. आर. ठाकुर उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक / एफ : 15-19/ 
15-02 / 2012/03 रायपुर दिनांक 04-05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं 
गुरूघासीदास सतनामी समाज साख सहकारी समिति मर्यादित बिरेझर पं. क्र . 589 जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 
1960 की धारा 69 की उपधारा ( 2 ) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2019 


365 


अधिनियम 1960 की धारा 70 की उप धारा ( 1 ) के अधीन प्रावधानों के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी वि . ख. राजनांदगांव को उक्त संस्था 
का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 की उपधारा ( 3 ) की अधीन कार्यवाही 
करते हुये अपना प्रतिवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें . 


यह आदेश आज दिनांक 03-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया . 


राजनांदगांव, दिनांक 3 अगस्त 2019 


क्रमांक /1153/ उपरा/ परि ./ 2019. - भुनेश्वरी बुनकर सहकारी समिति मर्यादित डोंगरगांव पं. क्र . 16 वि . ख. डोंगरगांव जिला राजनांदगांव 
के संचालक मंडल/प्राधिकृत अधिकारी को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के उपधारा (3 ) अंतर्गत कार्यालयीन सूचना पत्र 
क्रमांक / 512/ उंपरा/ परिसमापन/ 2019 राजनांदगांव दिनांक 01-05-2019 जारी किया गया कि , वास्तव में आपकी संस्था अकार्यशील एवं निर्वाचन 
कार्य कराने में कोई रूचि नहीं ले रही है, संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे संस्था के अंशधारी सदस्यों को 
कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. उक्त प्रकरण में कारण 
बताओ सूचना पत्र की तामिली के कारण बताओं सूचना पत्र का जवाब/ स्पष्टीकरण नियत अवधि में प्रस्तुत किया है, जिसमें संस्था के अकार्यशील , 
व्यवसाय नहीं करने एवं संचालक मंडल के निर्वाचन कार्य में रूचि नहीं लेने के कारण संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य प्रतीत 
नहीं होता पत्र प्रस्तुत किया गया है . 


अस्तु उपरोक्त तथ्यों के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है. 


अतः मैं डी. आर. ठाकुर उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ : 15-19 / 
15-02 / 2012/ 03 रायपुर दिनांक 04-05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं 
भुनेश्वरी बुनकर सहकारी समिति मर्यादित डोंगरगांव पं. क्र . 16 वि. ख. डोंगरगांव जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 
1960 की धारा 69 की उप धारा ( 2 ) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 
की धारा 70 की उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रावधानों के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी वि . ख. डोंगरगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त 
करता हूँ. परिसमापक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 की उप धारा ( 3 ) की अधीन कार्यवाही करते हुये अपना 
प्रतिवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें . 


यह आदेश आज दिनांक 03-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया . 


राजनांदगांव, दिनांक 3 अगस्त 2019 


क्रमांक / 1154/ उपरा/ परि./ 2019.- एकल बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित झिटिया पं . क्र . 575 वि . ख . अं. चौकी जिला 
राजनांदगांव के संचालक मंडल/ प्राधिकृत अधिकारी को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के उपधारा ( 3 ) अंतर्गत कार्यालयीन 
सूचना पत्र क्रमांक /512/ उंपरा/ परिसमापन/2019 राजनांदगांव दिनांक 01-05-2019 जारी किया गया कि , वास्तव में आपकी संस्था अकार्यशील 
एवं निर्वाचन कार्य कराने में कोई रूचि नहीं ले रही है, संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे संस्था के अंशधारी 
सदस्यों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. उक्त प्रकरण 
में कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली के कारण बताओं सूचना पत्र का जवाब/ स्पष्टीकरण नियत अवधि में प्रस्तुत किया है, जिसमें संस्था के 
अकार्यशील, व्यवसाय नहीं करने एवं संचालक मंडल के निर्वाचन कार्य में रूचि नहीं लेने के कारण संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई 
औचित्य प्रतीत नहीं होता पत्र प्रस्तुत किया गया है . 


अस्तु उपरोक्त तथ्यों के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है . 


अतः मैं डी . आर. ठाकुर उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक / एफ : 15-19 / 
15-02/2012/03 रायपुर दिनांक 04-05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं 
एकल बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित झिटिया पं. क्र . 575 वि . ख. अं. चौकी जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी 
अधिनियम 1960 की धारा 69 की उपधारा ( 2 ) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी 


366 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2019 


[ भाग 3 ( 1 ) 


अधिनियम 1960 की धारा 70 की उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रावधानों के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी वि . ख. अं. चौकी को उक्त संस्था का 
परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 की उप धारा ( 3 ) की अधीन कार्यवाही 
करते हुये अपना प्रतिवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें . 


यह आदेश आज दिनांक 03-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया. 


राजनांदगांव, दिनांक 3 अगस्त 2019 


, 


क्रमांक / 1155/ उपरा / परि./ 2019. - छ. ग. परिवहन सहकारी समिति मर्यादित राजनांदगांव पं. क्र . 596 वि . ख ./ जिला राजनांदगांव के 
संचालक मंडल/ प्राधिकृत अधिकारी को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के उपधारा ( 3 ) अंतर्गत कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक / 
512/ उंपरा/ परिसमापन/ 2019 राजनांदगांव दिनांक 01-05-2019 जारी किया गया कि , वास्तव में आपकी संस्था अकार्यशील एवं निर्वाचन कार्य 
कराने में कोई रूचि नहीं ले रही है, संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे संस्था के अंशधारी सदस्यों को कोई 
लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए संस्था को अस्तित्व में बनायेरखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. उक्त प्रकरण में कारण बताओ 
सूचना पत्र की तामिली के कारण बताओं सूचना पत्र का जवाब/स्पष्टीकरण नियत अवधि में प्रस्तुत किया है, जिसमें संस्था के अकार्यशील , 
व्यवसाय नहीं करने एवं संचालक मंडल के निर्वाचन कार्य में रूचि नहीं लेने के कारण संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य प्रतीत 
नहीं होता पत्र प्रस्तुत किया गया है . 


अस्तु उपरोक्त तथ्यों के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है . 


अतः 


मैं डी . आर. ठाकुर उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक / एफ : 15-19/ 
15-02 /2012 / 03 रायपुर दिनांक 04-05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं 
छ. ग. परिवहन सहकारी समिति मर्यादित राजनांदगांव पं. क्र . 596 जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की 
धारा 69 की उपधारा ( 2 ) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 
की उप धारा ( 1 ) के अधीन प्रावधानों के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी वि . ख . राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता 
हूँ . परिसमापक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 की उप धारा ( 3 ) की अधीन कार्यवाही करते हुये अपना प्रतिवेदन 
समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें . 


यह आदेश आज दिनांक 03-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया . 


राजनांदगांव, दिनांक 3 अगस्त 2019 


क्रमांक /1156 / उपरा /परि ./2019.- जन उत्थान बहुउदेशीय सहकारी समिति मर्यादित रेवाडीह पं. क्र . 571 वि . ख. राजनांदगांव जिला 
राजनांदगांव के संचालक मंडल/ प्राधिकृत अधिकारी को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के उपधारा ( 3 ) अंतर्गत कार्यालयीन 
सूचना पत्र क्रमांक/ 512 / उंपरा / परिसमापन/2019 राजनांदगांव दिनांक 01-05-2019 जारी किया गया कि , वास्तव में आपकी संस्था अकार्यशील 
एवं निर्वाचन कार्य कराने में कोई रूचि नहीं ले रही है, संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे संस्था के अंशधारी 
सदस्यों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. उक्त प्रकरण 
में कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली के कारण बताओं सूचना पत्र का जवाब/ स्पष्टीकरण नियत अवधि में प्रस्तुत किया है, जिसमें संस्था के 
अकार्यशील, व्यवसाय नहीं करने एवं संचालक मंडल के निर्वाचन कार्य में रूचि नहीं लेने के कारण संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई 
औचित्य प्रतीत नहीं होता पत्र प्रस्तुत किया गया है. 


अस्तु उपरोक्त तथ्यों के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है. 


अतः मैं डी . आर. ठाकुर उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक / एफ : 15-19/ 
15-02/ 2012/03 रायपुर दिनांक 04-05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं जन 
उत्थान बहुउदेशीय सहकारी समिति मर्यादित रेवाडीह पं. क्र . 571 वि . ख . राजनांदगांव जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी 
अधिनियम 1960 की धारा 69 की उप धारा ( 2 ) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2019 


367 


अधिनियम 1960 की धारा 70 की उप धारा ( 1 ) के अधीन प्रावधानों के तहत सहकारिताविस्तार अधिकारी वि . ख . राजनांदगांव को उक्त संस्था 
का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 की उप धारा ( 3 ) की अधीन कार्यवाही 
करते हुये अपना प्रतिवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें . 


यह आदेश आज दिनांक 03-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया . 


राजनांदगांव, दिनांक 3 अगस्त 2019 


क्रमांक/1157/ उपरा/ परि ./2019.- नागवेल पान किसान बहुउदेशीय सहकारी समिति मर्यादित छुईखदान पं. क्र . 569 वि . ख. छुईखदान 
जिला राजनांदगांव के संचालक मंडल/ प्राधिकृत अधिकारी को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के उपधारा ( 3 ) अंतर्गत 
कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक /512 / उंपरा/ परिसमापन/ 2019 राजनांदगांव दिनांक 01-05-2019 जारी किया गया कि , वास्तव में आपकी संस्था 
अकार्यशील एवं निर्वाचन कार्य कराने में कोई रूचि नहीं ले रही है, संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे संस्था 
के अंशधारी सदस्यों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है , इसलिए संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है . 
उक्त प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली के कारण बताओं सूचना पत्र का जवाब/ स्पष्टीकरण नियत अवधि में प्रस्तुत किया है, जिसमें 
संस्था के अकार्यशील, व्यवसाय नहीं करने एवं संचालक मंडल के निर्वाचन कार्य में रूचि नहीं लेने के कारण संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने 
का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता पत्र प्रस्तुत किया गया है . 


अस्तु उपरोक्त तथ्यों के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है . 


अतः मैं डी. आर . ठाकुर उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक / एफ : 15-19 / 
15-02 /2012 /03 रायपुर दिनांक 04-05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं 
नागवेल पान किसान बहुउदेशीय सहकारी समिति मर्यादित छुईखदान पं. क्र . 569 वि . ख. छुईखदान जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी 
सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उप धारा ( 2 ) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी 
अधिनियम 1960 की धारा 70 की उप धारा ( 1 ) के अधीन प्रावधानों के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी वि . ख. छुईखदान को उक्त संस्था का 
परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 की उप धारा ( 3 ) की अधीन कार्यवाही 
करते हुये अपना प्रतिवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें. 


यह आदेश आज दिनांक 03-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया. 


राजनांदगांव, दिनांक 3 अगस्त 2019 


क्रमांक / 1158 / उपरा /परि./ 2019.- श्री लक्ष्मी महिला कामगार सहकारी समिति मर्यादित मेढ़ा पं. क्र . 484 वि . ख. डोंगरगढ़ जिला 
राजनांदगांव जिला राजनांदगांव के संचालक मंडल/ प्राधिकृत अधिकारी को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के उपधारा (3 ) 
अंतर्गत कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/ 512/ उंपरा/ परिसमापन/2019 राजनांदगांव दिनांक 01-05-2019 जारी किया गया कि , वास्तव में आपकी 
संस्था अकार्यशील एवं निर्वाचन कार्य कराने में कोई रूचि नहीं ले रही है, संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे 
संस्था के अंशधारी सदस्यों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है , इसलिए संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह 
गया है. उक्त प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली के कारण बताओं सूचना पत्र का जवाब/ स्पष्टीकरण नियत अवधि में प्रस्तुत किया 
है , जिसमें संस्था के अकार्यशील , व्यवसाय नहीं करने एवं संचालक मंडल के निर्वाचन कार्य में रूचि नहीं लेने के कारण संस्था के अस्तित्व को 
बनाये रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता पत्र प्रस्तुत किया गया है . 


अस्तु उपरोक्त तथ्यों के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है. 


अतः 

मैं डी. आर. ठाकुर उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक / एफ : 15-19/ 
15-02 / 2012/ 03 रायपुर दिनांक 04-05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं श्री 
लक्ष्मी महिला कामगार सहकारी समिति मर्यादित मेढ़ा पं. क्र . 484 वि . ख. डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी 
अधिनियम 1960 की धारा 69 की उप धारा ( 2 ) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी 


368 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2019 


[ भाग 3 ( 1 ) 


अधिनियम 1960 की धारा 70 की उप धारा ( 1 ) के अधीन प्रावधानों के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी वि . ख . डोंगरगढ़ को उक्त संस्था का 
परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 की उप धारा ( 3 ) की अधीन कार्यवाही 
करते हुये अपना प्रतिवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें . 


यह आदेश आज दिनांक 03-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया . 


डी . आर. ठाकुर , 


उप पंजीयक . 


कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं अम्बिकापुर , जिला - सरगुजा ( छ. ग. ) 


अम्बिकापुर, दिनांक 12 जून 2019 


क्रमांक /परिसमापन/ 2019/ 434.- जिले में पंजीकृत निम्न सहकारी समितियों के द्वारा पंजीयन उपरांत अपने उद्देश्य अनुरूप कार्य नहीं 
किए जा रहे है, कतिपय समितियां ऐसी भी है जो विगत पांच एवं अधिक वर्षों से अकार्यशील है समितियों की प्राधिकृत अधिकारियों एवं जांच 
अधिकारियों द्वारा समितियों को परिसमापन में लाने हेतु लेख किया गया है . 


समितियों के बारे में कार्यालय पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ के आदेश क्रमांक /पंजी. निर्वा./ 2017/7439 नया रायपुर दिनांक 
17-11-2017 में सहकारी सोसाइटीयों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की न्यूनतम स्तर को उनके वर्ग में बताए अनुसार विहित नहीं करती है. 


अतः मैं रविन्द्र नाथ पैकरा , सहायक पंजीयक संस्थाएं अम्बिकापुर, जिला - सरगुजा ( छ. ग. ) छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 
1960 की धारा 69 ( 2 ) ग के एवं छ. ग. शासन सहकारिता विगाग की अधिसूचना क्रमांक , एफ - 15-19/ 15-02/ 2012/03 रायपुर दिनांक 04 मई 
2012 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए संलग्न पत्रक में प्रदर्शित सहकारी सोसाइटीज को परिसमापन में लाता एवं अधिनियम 
की धारा 70 ( 1 ) के तहत कालम नंबर 04 में अंकित अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. 


यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा. 


परिसमापक का नाम व पद 


1 


श्री ए.एस. तिग्गा, व.स.नि. 


T " 


3 


5 


6 


श्री एफ.एक्का, व.स.नि. 


8 


9 


क्र . समिति का नाम 

पंजीयन क्रमांक व 

दिनांक 
नवीन प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या. अम्बिकपुर 1730 / 28,12.2018 
2 भारत इंन्ड्रस्ट्रीज कोल - सप्लाई को आपरेटिव सोसाइटी 2079 / 17.10.2001 

मर्या. अम्बिकापुर 
प्राथमिक खनिज सहकारी समिति मर्या. भफौली 

1989 / 12.03.1997 
4 जय मां दुग्ध सहकारी समिति मर्या. दरिमा 

2141 / 31.07.2008 
प्राथमिक नगर पालिका परिसद कर्मचारी उपभोक्ता भण्डार 1865 / 21.06.1995 
मर्या. अम्बिकापुर 
प्राथमिक सह. उपभोक्ता भण्डार मर्या. 

मायापुर अम्बिकापुर 1736 / 28.12.1990 
7 बजरंग ट्रासपोर्ट सहकारी सोसाइटी मर्या. मानिकप्रकाशपुर 1821 / 09.07.1993 

प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या नमनाकला, 2023 / 16.09.1997 
अम्बिकापुर 
मुक्तांगन फिल्म एवं कल्चरल को आपरेटिव्ह सोसायटी 2097 / 20.10.2003 
मर्या. अम्बिकापुर 

सरगुजा विकास बहुउद्देशीय स. समिति मर्या. अम्बिकापुर 2151 / 27.07.2009 
11 प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या, नवानगर 

1780 / 30.10.1991 
12 सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारी क्रेडिट एवं शिफ्ट 

1812 / 5.10.1992 
सहकारी समिति मर्या. अम्बिकापुर 
13 सरगुजा कृषक कल्याण सहकारी समिति मर्या. अम्बिकापुर 2186 / 22.05.2015 
14 दीनदयाल प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या. बौरी बांध 2187 / 04.06.2015 

अम्बिकापुर 
15 उन्नत्ति अण्डा उत्पादक सहकारी समिति मर्या. सरगंवा 

2197 / 30.04.2016 
अम्बिकापुर 
16 प्राथमिक सह. उपभोक्ता भण्डार मर्या. मणीपुर अम्बिकापुर 1733 / 28.12.1990 
17 कमला मतस्य उद्योग सहकारी समिति मर्या. खलिबा 

1569 / 25.08.1984 
18 | सुपोषित सरगुजा महिला सिलाई स. स. मर्या. अम्बिकापुर 2174 / 17.11.2014 

मां लक्ष्मी बहउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. बरकेला, 2149 / 14.07.2009 
19 

दरिमा, अम्बिकापुर 


श्री नितेश कुमार कश्यप , 
स.नि. 


10 


. 


" 


श्री एच.एस. यादव, स.वि.अ. 


श्री जोवाकिम मिज, स.नि. 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 27 दिसम्बर 2019 


369 


20 


21 


श्री एस.के. पैकरा, अंकेक्षण 
अधिकारी 


22 


श्री अर्जुन राम, व.स.नि. 
श्रीमती दीपा केरकेट्टा, स. 


23 


वि.अ. लखनपुर 


24 


25 


विविधउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. खाला 

2113 / 19.10.2004 
कोसा कृमि पालन उद्योग सहकारी समिति मर्या. 

1540 / 18.04.1978 
अम्बिकापुर 
प्राथमिक सरगुजा ईट भट्ठा सहकारी समिति मर्या. 

1839 / 18.01.1994 
फुन्दुरडिहारी अम्बिकापुर 
आस्था पशुपालन एवं पशु आहार उद्योग सहकारी समिति 2093 / 26.05.2003 
मर्या. कालापारा सुखरी 
नवीन जागृति महिला हस्तशिल्प सहकारी समिति मर्या. 2120 / 24.05.2006 
जमगला 
मां महामाया कृषि एवं बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या. | 2191 / 12.01.2016 
लखनपुर, उदयपुर 
प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. पेटला 

1792 / 30.10.1991 
प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. ललितपुर 

1794 / 30.10.1991 
प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. शिवनाथपुर 

1793 / 30.10.1991 
प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. केशगंवा ( जूनाडीह) 1787 / 30.10.1991 
कोसा कृमि पालन एवं धागाकरण सहकारी समिति मर्या. 2177 / 05.01.2015 
डांडगांव ( उदयपुर ) 
हरिजन मछुआ सहकारी समिति मर्या. बंधा 

2004 / 24.05.1997 
प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. पंडरीपानी 

1788 / 30.10.1991 
प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. झिरमिट्टी 

1796 / 30.10.1991 
प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. मंहगई 

1713 / 14.11.1988 


26 


श्री पी.आर. कुरे, स.वि.अ. 


27 


28 


29 


श्री आर.के. सिन्हा, स.वि.अ. 


30 


31 


32 


33 


. 


34 


अम्बिकापुर , दिनांक 3 अगस्त 2019 

संशोधित आदेश 


क्रमांक / परिसमापन/ 2019/588. - कार्यालयीन आदेश क्र./ परिसमापन/ 2019/510 अम्बिकापुर दिनांक 11-7-2019 को अम्बिका बुनकर 
टाटपट्टी उद्योग सहकारी समिति मर्या. अम्बिकापुर, पंजीयन क्रमांक 1526 दिनांक 19-11-1975 को परिसमापन आदेश दिनांक से परिसमापन 
में लाया गया था . 


उक्त नाम से कोई सोसाइटी वर्तमान में नहीं है. वर्तमान में अम्बिका बुनकर सहकारी समिति मर्या. अम्बिकापुर पंजीयन क्रमांक 1526 
दिनांक 19-11-1975 के नाम से सोसाइटी कार्यशील है. जो अपना विधिवत् कार्य- व्यापार कर रही है. 


अतः अम्बिका बुनकर टाटपट्टीउद्योग सहकारी समिति मर्या. अम्बिकापुर पंजीयन क्रमांक 1526 दिनांक 19-11-1975 का किया गया 
परिसमापन आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 3-08-2019 को निरस्त करता हूँ. 

आर. एन . पैकरा , 
सहायक पंजीयक. 


कार्यालय पंजीयक सहकारी संस्थाएं नवा रायपुर , अटल नगर जिला - रायपुर ( छ. ग. ) 


रायपुर , दिनांक 22 अगस्त 2019 


क्रमांक/ स्थापना -7/ OF- 1/ P- 2/ 2019/ 5002.- कार्यालयीन आदेश क्रमांक / स्थापना -7/ OF- 1/ P-2 /2019 / 2809 दिनांक 04-06-2019 
द्वारा श्री युगेन्द्र समुंद को सहाकरी निरीक्षक के पद पर नियुक्ति कर कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, सुकमा में पदस्थ किया गया था . 


छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय महानदी भवन , नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर के पत्र क्रमांक/ 2315/1371/ 2019/ 15 
1, दिनांक 14-08-2019 द्वारा प्राप्त प्रशासकीय निर्णय अनुसार उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनकी पदस्थापना कार्यालय सहायक 
पंजीयक सहकारी संस्थाएं , सुकमा के स्थान पर कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, कांकेर में पदस्थ किया जाता है. 


पूर्वमें जारी नियुक्ति आदेश की शर्ते यथावत् रहेगी. 


धनंजय देवांगन 

पंजीयक. 


370 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2019 


[ भाग 3 ( 1 ) 


कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं , बलौदाबाजार - भाटापारा ( छ. ग. ) 


बलौदाबाजार, दिनांक 22 अक्टूबर 2019 


क्रमांक / परिसमापक / स. वि . अ./ 2019/ 1629. - सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय उप पंजीयक , सहकारी संस्थाएं 
बलौदाबाजार द्वारा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया 
जाकर धारा 70 ( 1 ) के अंतर्गत मुझेनिम्न समिति का परिसमापक नियुक्त किया गया है . 


क्र . 


समिति का नाम 


पं . क्र . 


परिसमापक का नाम 


परिसमापन आदेश 
क्रमांक दिनांक 


1 . 


दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. ससहा 


2171 


1887 ( A )/ 30-12-17 


आर. के . मेहर 


2 . 


प्रजापति कुम्हार सहकारी समिति मर्या. पलारी 


04 


584 / 27-05-19 


आर. के . मेहर 


अतएव छ . ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 ( ग ) के अंतर्गत यह सूचना प्रकाशित किया जाता है कि उपरोक्त समितियों 
के समस्त दावेदार/ लेनदार अपने दावे मय प्रमाण - पत्रों के लिखित में इस प्रकाशन के दो माह के अंदर मुझें अथवा कार्यालय के आवक - जावक 
कक्ष कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बलौदाबाजार - भाटापारा में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें . इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले 
दावा -आपत्ति मान्य नहीं होगें तथा समिति की लेखा पुस्तकों/ अंकेक्षण टीप में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वतः विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे 
जायेंगे. 


यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त संस्थाओं का रिकार्ड/ सम्पत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौप 
देवें . अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे. यह सूचना आज दिनांक 22-10-19 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से प्रकाशित की गई . 


आर. के . मेहर , 
परिसमापक . 


कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं , बिलासपुर ( छ. ग. ) 


बिलासपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2019 


क्रमांक / परि ./ 2019/1650. - वस्तुतः दि बिलासपुर को. - आपरेटिव्ह प्रिटिंग प्रेस लिमिटेड बिलासपुर पं. क्र . 19 विकास खंड बिल्हा 
जिला बिलासपुर का निर्वाचन नहीं होने के कारण इस कार्यालय के पत्र क्रमांक /परिसमापन/2019/1442 बिलासपुर दिनांक 10-10-2019 द्वारा छ. 
ग . सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 ( 3 ) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था . प्राधिकृत अधिकारी द्वारा 
अवगत कराया है कि संस्था के निर्वाचन हेतु सदस्यों के द्वारा न्यूनतम सेवा स्तर का पालन नहीं करने कारण सदस्य अपात्र की श्रेणी में आ गए , 
साथ ही सदस्यों द्वारा दिनांक 29-07-2019 को आयोजित आमसभा में भी उपस्थित नहीं हुए. उक्त जवाब से स्पष्ट होता है कि संस्था को परिसमापन 
में लाया जावें . 


अतएव मैं मंजू महेन्द्र पाण्डेय , उप पंजीयक सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक / 
15-23/15-02/ 2015/ 3 दिनांक 26-10-2017 के द्वारा रजिस्ट्रार , सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग 
करते हुये दि बिलासपुर को. - आपरेटिव्ह प्रिटिंग प्रेस लिमिटेड बिलासपुर पं . क्र . 19 विकास खंड बिल्हा जिला बिलासपुर ( छ. ग. ) को छ . ग. 
सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 ( 2 ) के तहत को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री वी . आर. यादव वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को 
उक्त अधिनियम की धारा 70 ( 1 ) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करती हूँ. 

मंजू महेन्द्र पाण्डेय 

उप - पंजीयक 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2019 . 


